रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/ 99 


REGD.NO.D.L - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी.-डी.एल. - अ .-04062020-219719 

CG- DL- E - 04062020-219719 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1530]] 
No. 1530 ] 


नई दिल्ली, सोमवार , जून 1, 2020 / ज्येष्ठ 11, 1942 
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2020 / JYAISTHA 11 , 1942 


+ 


रेल मंत्रालय 
(रेल बोड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 मई, 2020 
का.आ. 1700 ( अ).- केन्द्रीय सरकार , रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 20( क ) की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड ) की अधिसुचना संख्या का . आ . 
198( अ ), तारीख 10 जनवरी, 2020 द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 14 
जनवरी, 2020 में प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसुची में विनिर्दिष्ट भूमि को , महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में विशेष रेल 
परियोजना अर्थात् , वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने 
आशय की घोशणा की थी , 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात्, 
" द इण्डियन एक्सप्रेस , तारीख 30 जनवरी, 2020 और “ पुण्यनगरी ", तारीख 30 जनवरी, 2020 को प्रकाशित किया गया था , 

और , सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1 ) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार 
को सौप दी है; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसुची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी; 

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसुची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय 
सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


2338GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना अर्थात् , वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिये अर्जित की जाने 
वाली भूमि का , संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण 
जिले का नाम: ठाणे 
कम तालूका का 

ग्राम का | सर्वे संख्या / भूमि का भूमि क्षेत्रफल भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम 
संख्या नाम 

गट संख्या 

की हेक्टयर में 

प्रकृति 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

( 8 ) 


नाम 


प्रकार 


1 


भिवंडी 


पाये 


निजी 


खेती 


0.1690 


नया 
22 पकी 


पुराना 
37/3/1 
37 / 3 / ग 


वामन आत्माराम वैती, सुंगधा मदन वैती, महेश मदन 
वैती , मयुर मदन वैती, विवेक मदन वैती, मनिशा 
चंद्रकांत जाधव, करुणा किशोर भुरे , तन्वी बाबू वैती, 
प्रणिता बाबू वैती, वैजयंती बाबू वैती , हरिचंद्र पदु वैती 
( चौधरी), मनोहर महादेव भोकरे, किशोर महादेव भोकरे , 
नितीन महादेव भोकरे, महेंद्र महादेव भोकरे, मनोज 
गुरुनाथ भोईर, आशा नवनाथ वैती ( चौधरी), संगीता 
विनोद पाटील, नरेंद्र नवनाथ वैती ( चौधरी), तुशार 
नवनाथ वैती ( चौधरी), योगेश राजाराम किणी, सुनिता 
विलास मेहेर, मुकेश राजाराम किणी, वंदना भानुदास 
भगत, उर्मिला किशोर भोकरे, संदीप भगवान भोकरे 
जनीबाई नारायण इताडकर, मनीबाई दत्ताराम पाटील , 
जनाबाई खंडु पाटील , रामदास भाऊ पाटील, संतोश 
खंडु पाटील, विठाबाई श्रीकांत म्हात्रे, सुरेखा सुरेश 
पाटील, प्रेमा नरेश पाटील, स्नेहा महेश पाटील, श्वेता 
राकेश पाटील , शिल्पा अविनाश तरे, सायली सागर 
पाटील , अखिल नरेश पाटील , सुमती प्रदीप पाटील , 
समीर प्रदीप पाटील, दिपश्री ऊर्फ बबली प्रदीप पाटील 


2 


मालोडी 


नया 


निजी 


खेती 


0.0459 


46/4 


, 


पुराना 
114/4 


[ फा . सं. 2020 / एलएमएल- II / 12 / 1 / डब्ल्यू सी / 2015] 


अजय शर्मा, कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं -1) 


MINISTRY OF RAILWAYS 


( RAILWAY BOARD ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th May , 2020 


S.O. 1700 ( E ).— Whereas, by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways 
( Railway Board ), number S.O. 198 ( E ), dated the 10th January, 2020 published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub-Section ( ii ), dated the 14th January , 2020 and issued under sub -section 
( 1 ) of section 20 ( A ) of the Railways Act, 1989 ( 24 of 1989 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the 
Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said 
notification for execution , maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely , 
Western Dedicated Freight Corridor in the district of Thane in the State of Maharashtra ; 

And whereas , the substance of the said notification has been published in the local daily newspapers 
namely, “ The Indian Express ", dated the 30th January, 2020 and “ Punya Nagari ", dated the 30th January, 
2020 under sub-section ( 4 ) of section 20A of the said Act; 

And whereas, no objection was received by the Competent Authority ; 

And whereas , in pursuance of sub-section ( 1 ) of section 20E of the said Act , the Competent 
Authority has submitted its report to the Central Government; 

Now therefore , upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the 
lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


[ भाग II 


QUE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


And further, in pursuance of sub - section (2 ) of section 20E of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the 
schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely Western 
Dedicated Freight Corridor in the district of Thane in the State of Maharashtra . 


Name of the District: Thane . 


Serial 
Number 


Name of 
Taluka 


Name of 
Village 


Area In Name of Land Owners/ Interested 
Hectare 

Person 


Survey Type of Nature of 
Number / Land Land 

Gut 
Number 
( 4 ) ( 5 ) 

(6 ) 
New Private Agriculture 
22 Part 


( 1 ) 


( 2 ) 
Bhiwandi 


( 3 ) 
Paye 


1 


Old 
37/3/1 
37 / 3 /G 


( 7 ) 

( 8 ) 
0.1690 Vaman Atmaram Vaiti, Sugandha 

Madan Vaiti, Mahesh Madan Vaiti , 
Mayur Madan Vaiti , Vivek Madan 
Vaiti , Manisha Chandrakant Jadhav , 
Karuna Kishor Bhure , Tanvi Babu 
Vaiti, Pranita Babu Vaiti, Vaijaynti 
Babu Vaiti, Harichandra Padu Vaiti 
(Choudhari), Manohar Mahdev 
Bhokre , Kishor Mahdev Bhokare , 
Nitin Mahadev Bhokare , Mahendra 
Mahadev Bhokare, ManojGurunath 
Bhoir, Asha Navnath Vaiti 
(Choudhari), Sangit Vinod Patil , 
Narendra Navnath Vaiti (Choduhari), 
Tushar Navnath Vaiti (Choduhari), 
Yogesh Rajaram Kini, Sunita Vilas 
Meher,Mukesh Rajaram Kini, 
Vandana Bhanudas Bhagat, Urmila 
Kishor Bhokare , Sandeep Bhagwan 

Bhokare . 
0.0459 Janibai Narayan Itadkar,Manibai 

Dattaram Patil, Janabai Khandu Patil, 
Ramdas Bhau Patil, Santosh Khandu 
Patil, Vitthabai Shrikant Mhatre , 
Surekha Suresh Patil, Prema Naresh 
Patil, Sneha Mahesh Patil, Shewata 
Rakesh Patil, Shilpa Avinash Tare , 
Sayali Sagar Patil , Akhil Naresh Patil , 
Sumti Pradeep Patil, Sameer Pradeep 
Patil, Dipshri urph Babli Pradeep 
Patil. 


2 


Malodi 


Private Agriculture 


New 
46/4 


Old 
114/4 


[ F. No. 2020 /LML - II/ 12 / 1 /WC/ 2015 ] 


AJAY SHARMA , Executive Director (Land and Amenities - 1 ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 .MANOJKUMAR VERMA VERMA 


Digitally signed by MANOJKUMAR 


Date : 2020.06.04 18:36:37 + 05 30 


